रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


. .. असाधारण 

EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ), 
PARTI - Section3 - Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मार्च 31 , 2005 / चैत्र 10 , 1927 
NEW DELHI, THURSDAY , MARCH 31, 2005 /CHAITRA 10 , 1927 


- 


- 


सं . 331 ] 
No . 331] 


- - 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 

मुम्बई, 31 मार्च, 2005 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( बाजार सहभागियों के केन्द्रीय डाटाबेस ) विनियम, 2003 के विनियम 6 के 

उप -विनियम ( 1 ) के अधीन अधिसूचना 
का . आ. 461( अ ). - यतः तारीख 28 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना सं का . आ . 1077 ( अ ) के खंड ( क ) द्वारा , सभी निवासी 
विनिधानकर्ताओं को , निगमित निकाय न होते हुए, जो एक लाख रुपये या इससे अधिक के मूल्य का कोई प्रतिभूति बाजार संव्यवहार करते 
हैं (जिसमें किन्हीं सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में प्राथमिक बाजार या द्वितीयक बाजार में कोई संव्यवहार और पारस्परिक निधियों या सामूहिक 
विनिधान स्कीमों की यूनिटों में कोई संव्यवहार सम्मिलित है ) , भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( बाजार सहभागियों के केन्द्रीय 
डाटाबेस ) विनियम, 2003 (इसमें इसके पश्चात् " उक्त विनियमों " के रूप में निर्दिष्ट ) के विनियम 2 के उप - विनियम ( 1 ) के 
खंड (प ) के प्रयोजनों के लिए " विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ताओं " के रूप में अधिसूचित किया गया था ; 

और यतः उक्त अधिसूचना के खंड ( ख ) में उक्त विनियमों के विनियम 6 के उप - विनियम ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित . 
तारीख के तौर पर 31 मार्च, 2005 को विनिर्दिष्ट किया गया जिसके भीतर ऐसे विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ताओं से विशिष्ट पहचान संख्याएं 
अभिप्राप्त करना अपेक्षित था ; 
___ और यत : बोर्ड को असम्यक् कष्ट के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो विनिर्दिष्ट विनिधानकर्ताओं के कुछ प्रवर्गों को कारित हो 
सकेगा . 

और यतः बोर्ड ने उक्त विनियमों के अध्याय II के अधीन विभिन्न बाजार सहभागियों द्वारा विशिष्ट पहचान संख्याएं अभिप्राप्त करने 
की अपेक्षा के समावेश की फिर से परीक्षा करने , समावेश के आधार पर भावी कार्यान्वयन अनुसूची सुझाने और विशिष्ट पहचान संख्या 
अभिप्राप्त करने की लागत का पुनर्विलोकन करने के लिए समिति को नियुक्त किया है और समिति को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 
दो मास का समय दिया गया है; 

___ अब इसलिए उक्त विनियमों के विनियम 6 के उप- विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 28 सितम्बर , 
2004 की अधिसूचना सं . का. आ . 1077 ( अ ) के आंशिक उपांतरण में , बोर्ड एतद्द्वारा 31 दिसम्बर, 2005 को पूर्वोक्त " विनिर्दिष्ट 
विनिधानकर्ताओं " के लिए उक्त विनियमों के विनियम 6 के उप -विनियम ( 1) के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित तारीख के रूप में 
विनिर्दिष्ट करता है । 

[ फा . सं. भाप्रविबो/ विकावि/ नीप्र / 13441 /2005 ] 

... एम . दामोदरन्, अध्यक्ष 
1078 GI /2005 


.-. 


. 


. 


. 


. 


. 


.. 


..... 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II SEC . 3( )] 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 31st March , 2005 
Notification under sub- regulation (1) of regulation 6 of the Securities and Exchange Board of India 

(Central Database of Market Participants) Regulations, 2003 
S . 0 . 461 ( E ) .- Whereas vide clause (a ) of Notification No . S . O . 1077( E ) dated 28th September , 2004, all 
resident investors not being bodies corporate who entry into any securities market transaction ( including any 
transaction in the primary market or secondary market in any listed securities and any transaction in units ofmutgal 
funds or collective investment schemes ) of value of one lakh rupees or more were notified as “ specified investors" 
for the purposes of clause ( v ) of sub - regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India . 
(CentralDatabase of Market Participants ) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the said Regulations ); 

And whereas clause (b ) of the said notification specified the 31st day ofMarch , 2005 as the notified date for 
the purposes of sub -regulation ( 1) of regulation 6 of the said Regulations within which such specified investors 
were required to obtain unique identification numbers ; 

And whereas the Board has received representations about undue hardship which may be caused to some 
categories of specified invesiors ; 

And whereas the Board has appointed a committee to re -examine the coverage of the requirement to obtain 
unique identification numbers by various market participants under Chapter II of the said Regulations, suggest 
future implementation schedule based on the coverage and review the cost of obtaining the unique identification 
number and the committee has been given twomonths time to submit its report; 

Now therefore in exercise of the powers conferred by sub -regulation (1) of regulation 6 of the said Regulations 
and in partial modification of Notification No. S .O . 1077 (E ) dated 28th September , 2004 , the Board hereby specifies 
the 31st day of December, 2005 as the notified date for the purposes of sub - regulation ( 1) of regulation 6 of the said 
Regulations for the aforesaid “ specified investors ” . 

[F. No. SEBI/LAD /DOP/13441 /2005 ] 

M . DAMODARAN , Chairman 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


